सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 आश्विन , 1938 ( श० ) 


संख्या - 753 राँची, मंगलवार , 


10 अक्टूबर, 2017 ( ई० ) 


उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 
5 अक्टूबर, 2017 


संख्या- 02/ 3०सि०स्था०- 30 -10/ 2013- 1809 -- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर , अधिकारों का 
सुरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम , 1995 (1996 का 01) की धारा- 33 के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उत्पाद बलों ( Excise Forces) के 
“ लड़ाकू कार्मिकों ” अर्थात निरीक्षक उत्पाद (Inspector of Excise) अवर निरीक्षक उत्पाद (Sub. 
Inspector of Excise ), सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद ( Asst. Sub. Inspector of Excise ) तथा उत्पाद 
सिपाही ( Excise Constable ) के पदों के कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इन पदों पर होने 
वाली सभी नियुक्तियों को उक्त अधिनियम के दायरे से तथा निःशक्त जनों के लिए ( 3) तीन 
प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के सामंजन से मुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 10 अक्टूबर, 2017 
2. उक्त प्रस्ताव पर (विभागीय संलेख ज्ञापांक -1767 दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के क्रम 
में ) दिनांक 26 सितम्बर , 2017 को आहूत मंत्रिपरिषद ( मद सं०- 06 ) की सहमति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/-( अस्पष्ट ), 

सचिव 
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , 

झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 753 -- 50 


